रजिस्ट्री सं डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. ..-33004/99 


- - 


- 


. . 


- 


. 


- 


- 


- . . .a 


ma 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - खण्ड 1 
PARTI--- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 128 ] 
No. 128] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जून 20 , 2006 / ज्येष्ठ 30 , 1928 
NEW DELHI , TUESDAY, JUNE 20 , 2006/ JYAISTHA 30 , 1928 


- 


- 


- 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली, 20 जून , 2006 

सं . 24 ( आर ई- 2006 ) / 2004 - 2009 
फा . सं. 01 / 91 / 180 / 894 / एएम - 04 / पी सी - 3. ---विदेश व्यापार नीति 2004 - 2009 के पैराग्राफ 2. 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , महानिदेशक , विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड 1 ) में , एतद्द्वारा , निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 
1. पैरा 2. 12 . 
( क ) पहले वाक्य में " आयात " शब्द के बाद "/निर्यात " को जोड़ा जाएगा . . . 
( ख ) उप - पैरा ( v) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा : 

"( vi ) निर्यात लाइसेंस/ प्राधिकार पत्र - 12 महीने यदि लाइसेंस में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो " 
II . पैरा 2. 12. 4 

अन्तिम वाक्य " प्रतिबंधित मदों के लिए निर्यात लाइसेंस की वास्तविक वैधता जारी होने की तारीख से 12 महीने के लिए होगी यदि 
अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो " को हटा दिया गया है । 
III. पैरा 2. 13 

पैरा 2.13 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा : 

तथापि, विदेश व्यापार महानिदेशक की सिफारिश पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निर्यात लाइसेंस को एक बार में 6 माह की अवधि 
के लिए पुनर्वेधता दी जा सकती है लेकिन यह वैधता अवधि की समाप्ति की तारीख से 12 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
2 . इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

के. टी. चाको , महानिदेशक , विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


1851 GI/ 2006 


.... . . 


....... 


..... .... 


. . 


. ... . - - : :: : 


. .... 


: 


:: : 


: . 


... . . . . : 


- - 


--- - 


== = - - - - -- -. . . . - : : : : : 


. . . 


. 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 

--- -- 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 20th June, 2006 

No .24 (RE - 2006 )/2004 – 2009 
F . No. 01/91/ 180 /894/AM -04 / PC - III. - - exercise of powers conferred under Paragraph 2 .4 of the Foreigii Pravid 
Policy 2004 -2009, the Director General of Foreign Trade herebymakes the following amendments in Handbook ofProcedures 
Vol. I : 
I. Para 2. 12 

(a ) After the word " import in the first sentence the words " export" may be added . . 
(b ) After sub -para (v) the following may be added ; 

" (vi) Export Licence/Authorisation — 12 months unless otherwise specified in the licence ." 
II. Para 2.12.4 

The last sentence “ The original validity of expori licence for restricted items shall be 12 muathis from the dico 
B ancomalocs otherwise specified ," shall ha deletet 
III. Para 2 . 13 


Atille end of Para 2. 13 the following may be added : 

“ However, Export Licence may be revalidated by the Regional Authority concerned on the recommendat:: 1 
DGFT for a period of six months ata time but not beyond a period of 12 months reckoned from the date of expiry 
of the validity period .” 
2 . This issues in Public interes . 

KTMASKO nirirtorfienerlofForeion Track licio AW 


Prinied by the Manager . Grove, vi andia Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 11.306 . 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


